निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 473 ) 


21 आषाढ़ 1932 ( श ) 
पटना, सोमवार , 12 जुलाई 2010 


सं0सं0 - ए/ ए1 - 4064 / 92 ( खंड ) - 1318 

खान एवं भूतत्व विभाग 


- - - - - - 


संकल्प 

शुद्धि - पत्र 

7 जुलाई 2010 
विषयः — राज्य सेवाओं के राजपत्रित पदों पर प्रोन्नति के प्रयोजनार्थ “ विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन । 

विभागीय संकल्प संख्या ज्ञापांक 1297 /एम0 , दिनांक 06 जुलाई 2010 के आंशिक रूपभेद में विषय अंतर्गत 
कोष्टक में अंकित ( वर्ग | एवं वर्ग II ) को विलोपित करते हुये उक्त संकल्प के क्रमांक 4 एवं 5 में नामित संयुक्त 
सचिव के स्थान पर , सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति / परामर्श के आलोक में उप - सचिव को नामित किया जाता है । 

___ उक्त संकल्प संख्या 1297 / एम0 , दिनांक 06 जुलाई 2010 को इस हद तक संशोधित किया जाता है । शेष 
यथावत् रहेगा । 
आदेशः — आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में शीघ्र प्रकाशित किया जाय एवं 

इसकी पचास प्रतियाँ इस विभाग को भी उपलब्ध कराई जाय । साथ ही , इसकी सूचना सभी विभागाध्यक्ष । 
बिहार लोक सेवा आयोग को दिया जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

मधु गुप्ता , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 473- 571 + 50 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


